रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002 /99 


REGISTEREDNo. D . L. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


WO 


8 . 


Sts 


दिल्ली राजपन 

Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण . 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं. 55 ] 
No. 55 ] 


दिल्ली , सोमवार , मार्च 26 , 2012 / चैत्र 6 , 1934 
DELHI, MONDAY, MARCH 26 , 2012 /CHAITRA 6 , 1934 


[ रा. रा . रा . क्षे.दि . सं . 330 

[ N. C. T. D . No. 330 


भाग - IV 


PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


वित्त ( राजस्व - 1 ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 26 मार्च, 2012 
सं. फा . 3( 16) /वित्त ( राजस्व - 1 ) / 2011- 12 / डीएस III / 278. जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का 
अभिमत है कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना समीचीन है ; 

अतः अब दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 3 ) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम के साथ संलग्न छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते 
हैं , अर्थात्: 

संशोधन 
दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 3 ) के छठी अनुसूची में क्रम संख्या 09 के बाद निम्नलिखित 
जोड़ी जाएगी , अर्थात्: 
"10. किरण नाडार म्यूजियम आफ आर्ट ( केएनएमए), 145, डीएलएफ साउथ कोर्ट माल , साकेत , नई दिल्ली - 110017 को 

निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिल्ली में कलाकृतियां खरीदने के लिए : 
( i) केएनएमए की स्थानीय खरीद पर धन वापसी इस प्रकार सीमित होगी कि इन खरीदों पर 1 प्रतिशत वैट की लेवी का प्रभाव 

पड़े । 
( ii ) कलाकृतियाँ जनसाधारण को सुलभ होंगी। 
( ili ) यदि केएनएमए स्थानीय रूप से खरीदी गई अपनी कलाकृतियों में से किसी कलाकृति का निपटान करता है , तो वह विभाग 

को , दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 तथा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली , 2005 के उपबंधों के अनुपालन 
के अधीन , संबंधित कलाकृतियों के खरीदने के संबंध में प्राप्त की गई धन वापसी की राशि लौटाने के बाद ही ऐसा करेगा। 
केएनएमए कलाकृतियों के संरक्षण को दर्शाते हुए एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष की पह 
आदिशेष सामान सूची , वित्तीय वर्ष में की गई खरीद, वित्तीय वर्ष में की गई बिक्री ( यदि कोई हो ) और वित्तीय वर्ष की 

31 मार्च को अन्तशेष सामान सूची हो । ऐसी विवरणी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 75 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी । 
1043 DG/2012 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


( iv ) धन वापसी का दावा करते समय केएनएमए निम्नलिखित प्रपत्र में विभाग को धन वापसी की अवधि के लिए खरीदों से 
संबंधित प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करेगा : 

प्रमाण - पत्र 
प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित बीजक / बीजकों/बिल/बिलों/ कैश मीमों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं , जो ..... 
से................" तक की अवधि के दौरान किरण नाडार म्यूजियम आफ आर्ट दिल्ली द्वारा खरीदी गई थी । ये बेची नहीं गई हैं और बेची नहीं जाएंगी 
और जनसाधारण के लिए संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की गई हैं या प्रयुक्त की जाएंगी । 

खरीदी गई वस्तुओं का विवरण 
क्र . सं. पूर्ति करने वाले इन्वाइसों/बिलों/ खरीदी गई वस्तुओं राशि भुगतान किया गया बिल की कुल राशि 
डीलर का नाम कैश मीमों की का विवरण ( वस्तुओं 

वैट ( रुपये ) ( रुपये ) 
एवं टिन 

संख्या और दिनांक की फोटो सहित ) 


कुल राशि 


कुल वैट ............... . 


........ 


. . ..... रुपये 

... रुपये 


केएनएमए के निदेशक के हस्ताक्षर। 
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 

दिनांकः 
यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी मान ली जाएगी। 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 

एस. के. कामरा , उप - सचिव - III ( वित्त ) 
FINANCE (REVENUE- 1) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 26th March , 2012 
___ No. F. 3( 16)/ Fin( Rev -I) 2011 - 12/DS III/ 278. - Whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territoryof Delhi 
is of the opinion that it is expedient in the interest of the general public so to do . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi 
Act 3 of 2005 ), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendments in the 
Sixth Schedule appended to the said Act, namely : 

AMENDMENT 
In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005 ), in the Sixth Schedule , after entry at Sl. No. 9, the 
following entry shall be added, namely:- - 

“ 10 . Kiran Nadar Museum ofArt (KNMA), 145 , DLF South CourtMall, Saket,New Delhi- 110017 for purchase of art 

works in Delhi, subject to following conditions: 
( o . Refund on local purchases of KNMA shall be so restricted as to have the impact of levy of 1 % VAT on 

these purchases. 
(ii ) The art work shall be accessible to the general public at large. 
(ii ) IfKNMA disposes ofany of its art workspurchased locally, it shall do so only after reimbursement to the 

Department, of the refund amount received in respect of the purchase of the specific artworks, subject to 
compliance of the provisions of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 and Delhi Value Added Tax Rules , 
2005 . KNMA shall file an Annual return indicating retention of art works which contains the opening 
inventory as on 1st April of the financial year, purchases made in the financial year, sales made in the 
financial year ( if any ) and the closing inventory as on 31st March ofthe financial year. Such return shall 

be filed within 75 days of the close of the financial year. 
(iv) At the time of claiming refund, KNMA shall submit a Certificate to the Department, related to the 
purchases for the period of refund , in the following format: 

CERTIFICATE 
Certified that the goods covered by invioce (s)/bill(s)/cash memo(s) mentioned below which were purchased by 
the Kiran Nadar Museum of Arts , Delhi, during theperiod from.......... 

............... to .............. .............. have 
not been sold and will not be sold and have been and will be used for display in the museum for generalpublic : 


- - -. . 


- . 


- . .. . - 


.. --- -- - - 


- 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


DESCRIPTION OF GOODS PURCHASED 


SI. No . 


Amount 


VAT paid (Rs.) 


Name and 
TIN of the 
supplying 
dealer 


Invoice(s)/ 
Bills(s )/ 
Cash memo (s ) 
No. and Date 


Description of 
goods purchased 
(along with a photo 
of the goods ) 


Total Bill 
Amount ( Rs.) 


Total amount ( Rs.). 


Total VAT ( Rs.)............. 


Signature of the Director/ 


Authorised Signatory of KNMA 


Date : 


This notification shall be deemed to have come into force with immediate effect. 


By Order and in the Nameof the Lt. Governor 
of the National Capital Territory of Delhi, 

S. K. KAMRA, Dy. Secy.-III (Finance ) 
राज्य चुनाव आयोग . 


अधिसूचना 


दिल्ली , 26 मार्च, 2012 


सं. एसईसी / दि. न.नि .( प्रशा . ) / सा .- चुना./ 2012 / 4502. - आयोग की अधिसूचना संख्या एसईसी/दि .न.नि ./प्रशा./ सा. - चुना./3735 , दिनांक 
15 - 3 - 2012 में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप , दिल्ली नगर निगम ( संशोधन ) अधिनियम , 2011 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम अधि 
नियम , 1957 की धारा 7ख एवं दिल्ली नगर निगम ( पार्षदों का चुनाव ) नियमावली, 2012 के नियम 7 के अंतर्गत मुझे प्रदत्त हुई शक्तियों के 

अनुसरण में , मैं , राकेश मेहता, सज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से 
नीचे तालिका के कॉलम संख्या - 3 में दर्शाए गए अधिकारियों को उनके सामने कॉलम - 1 में दर्शाए गए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्डों के लिए 
मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता हूँ । मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त ये अधिकारी दिल्ली नगर निगम ( पार्षदों 
का चुनाव ) नियमावली , पूर्वोक्त नियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आगामी आम चुनावों के लिए उनके सामने दर्शाए गए 
वार्डों के लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं संवीक्षा अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किए जाते हैं । 


उत्तरी दिल्ली नगर निगम 


पूर्व प्रविष्टि 


स्थानापन्न संशोधित प्रविष्टि 


नं व नाम उत्तरी दिल्ली 
नगर निगम वार्ड 


3 . 


61 - त्री नगर 
62 - रामपुरा 
63 - कोहाट एन्कलेव 


श्री श्रीपॉल मीना , उप - श्रमायुक्त, श्रम विभाग , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार , श्रम 
कल्याण केन्द्र , एफ ब्लॉक , कर्म पुरा , नई दिल्ली 
64 - शकूरपुर 


श्रीआर. के . डबराल , उप - निदेशक , दिल्ली 
विकास प्राधिकरण, विकास सदन , आई. एन. ए. 
नई दिल्ली , चुनाव कार्य हेतु इनका कार्यालय 

श्रम कल्याण केन्द्र , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 
सरकार , एफ ब्लॉक , कर्म पुरा , नई दिल्ली होगा। 


राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


STATE ELECTION COMMISSION 


NOTIFICATION 

Delhi, the 26th March, 2012 
No. SEC /MCD /ADMN /General -Election /2012/4502. — In partial modification of the Commission s Notification 
No. SEC / 

MCD /ADMN /General Election 2012 /3735, dated 15 - 3 - 2012 , 1, Rakesh Metha , State Election Commissioner in 
pursuance of powers conferred upon me under Section 7B of Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended vide Delhi 
Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011and under the provisions of Rule 7 of the Delhi Municipal Corporation 
( Election of Councillors) Rules, 2012 , hereby appoint, in consultation with the Government of NCT of Delhi, the officers 
shown in column No. 3 of the table below , as Electoral Registration Officers for the wards of North Delhi Municipal 
Corporation of Delhi, shown in column No. 1 against each . The officer so appointed as Electoral Registration Officer is also 
appointed as a Returning Officer-cum -Scrutinizing Officer for the wards shown against each , under the aforesaid Rules , in 
connection with the forthcoming General Election to North Delhi Municipal Corporation as under :- - 


. 


North DelhiMunicipal Corporation 


- Previous entry 


Substitute Revised entry 


No. and Name of North 
DelhiMunicipal 
Corporation Ward 


61- Tri Nagar 
62-Rampura 
63 -Kohat Enclave 
64 - Shakurpur 


Shri SripaulMeena , Dy . Labour . 
Correnissioner, Department of Labour, 
Governmentof NCT of Delhi, Labour 
Welfare Centre , F Block, Karampura, 
New Delhi. 


Shri R .K .Dabral,Dy. Director,DDA , Vikas Sadan , 
INA, New Delhi,However his office for election 
purpose shall be Labour Welfare Centre , 
Government of Delhi, F Block , Karam Pura , 
New Delhi. 


RAKESH MEHTA , State Election Commissioner 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


